निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 158) 


7 फाल्गुन 1931 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 26 फरवरी 2010 


सं0 2 / सी0 - 10113 / 2007 - 1336 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


संकल्प 

10 फरवरी 2010 
श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, वि0 प्र0 से0, कोटि क्रमांक 1367 / 04, 1182 / 08 तत्कालीन प्रखंड विकास 
पदाधिकारी , अलौली , खगड़िया के विरूद्ध विशेष जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत 
वितरण नहीं करने, बाढ़ पीड़ितों के बीच नावों के परिचालन में लापरवाही बरतने एवं कतिपय नावों को कागज पर 
ही चलाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री अग्रवाल को सरकार के आदेशानुसार बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) में निहित प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 10391, दिनांक 16 अक्तूबर 2007 के द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 6257, दिनांक 1 जुलाई 2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । संचालन पदाधिकारी आयुक्त , 
मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर नियुक्त किये गये थे । 

आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर - सह - संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के पश्चात अपने 
पत्रांक 2931, दिनांक 11 दिसम्बर 2009 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को समर्पित किया । संचालन 
पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संचिका में उपलब्ध कागजातों के सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के 
निर्णयानुसार आदेश निर्गत की तिथि से श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, वि0 प्र0 से0 , को निलंबन से मुक्त करते हुए 
प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियामावली, 2005 के नियम 14 में 
निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 फरवरी 2010 
(1) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि की रोक । 

( 2) इस अवधि में कोई प्रोन्नति देय नहीं होगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति संबंधितों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र प्रकाश सहाय , 
सरकार के अवर सचिव । 


सर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 158-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


